रजिस्टी सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


मेरमा 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

भाग | – खण्ड 1 
PART I - Section I 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 2151 
No. 215) 


नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25 , 2013 / आश्विन 3 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25 , 2013 /A SVINA 3, 1935 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
विदेश व्यापार महानिदेशालय 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2013 

सं . 28 ( आर. ई . 2013 ) / 2009 - 2014 
विषय : - प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 के पैरा 3.8.3 में संशोधन ( वृद्धिक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम हेतु ) । 


___ फा . सं . 01 / 61 / 180 / 188 / एएम 13 / पीसी - 3. — विदेश व्यापार नीति, 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1, 2009 - 14 के पैरा 3.8.3 में तत्काल प्रभाव से 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
2. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 के पैरा 3.8.3 के अंत में उप पैरा ( ड.) और ( च) को जोड़ा गया है जो इस प्रकार है : . 

"( ड.) विदेश व्यापार नीति ( एफटीपी ) के पैरा 3. 14. 4 ( ग ) (i) और (ii ) और पैरा 3. 14.5 ( ग) (i) और ( ii ) के तहत विनिर्दिष्ट मूल्य 
और प्रतिशत से अधिक वृद्धि के दावे क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा और अधिक जाँच के अधीन होंगे । दावे की ऐसी जाँच हेतु निम्नलिखित 
दस्तावेजों की आवश्यकता होगी : 
(i) निर्यात माल का विनिर्माण / खरीद के साक्ष्य अर्थात् उत्पाद शुल्क विवरणी / बिक्रीकर विवरणी अथवा किसी अन्य साक्ष्य की 

आवश्यकता । 
(ii ) उस कम्पनी के निर्यात की जाँच करना जिससे माल खरीदा गया है अर्थात् क्या इस कम्पनी ने विगत दो वर्षों में निर्यात किया 

था तथा विगत 2 वर्षों के निर्यात की प्रमात्रा और चालू वर्ष में निर्यात की प्रमात्रा । 
( i) निर्यात वृद्धि के औचित्य हेतु कोई अन्य साक्ष्य और तत्पश्चात् वृद्धिक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम की हकदारी की आवश्यकता । 
( च). प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के पैरा 3.8. 3 में उल्लिखित वृद्धिक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के प्रक्रिया संबंधी प्रावधान विदेश व्यापार 

नीति , वर्ष 2013 - 14 के लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.14.5 के लिए भी लागू होंगे । इस मामले में 1 अप्रैल. 2014 के 
पश्चात् आवेदन किए जा सकते हैं । आवेदन करने की अंतिम तारीख प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड - 1 के पैरा 3. 11.9 के अनुसार होगी 

और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 2009 - 14 के पैरा 9. 3 के लेटकट प्रावधान लागू होंगे । 
3. आयात निर्यात प्रपत्र 3च जिसे सार्वजनिक सूचना सं. 13 ( आरई 2013), दिनांक 17.5.2013 में संलग्न किया गया था , वर्ष 2012 - 13 के 
मुकाबले वर्ष 2013-- 14 की अवधि में वृद्धिक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत निर्यात अवधि तद्नुरूपी परिवर्तनों के साथ दावा करने के लिए 
भी लागू होंगे । आयात निर्यात प्रपत्र 3च का प्रारुप ( 2012 - 13 की तुलना में 2013 - 14 की अवधि हेतु दावे) संशोधन सहित इस सार्वजनिक 
सूचना के साथ संलग्न है । 
सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : विशेष स्तर से आगे के दावों के लिए बृहत्तर तथा और अधिक गहन जाँच की आवश्यकता होगी । निदेशात्मक 
दस्तावेजों की सूची दी गई है । 

अनुप के. पूजारी , गहानिदेशक , विदेश व्यापार 
4135 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ] - SEC. 1 ] 


सार्वजनिक सूचना सं. 28 दिनांक 25 - 9 - 2013 का अनुबंध 

एएनएफ 3च 

उत्तरोत्तर वृद्धि निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के आवेदनों के लिए 
( 1 अप्रैल, 2012 - 31 मार्च, 2013 की तुलना में 1 अप्रैल, 2013 - 31 मार्च, 2014 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए ) 
( कृपया नोट करें कि सभी ईडीआई पत्तनों से निर्यात पोत लदान एक आवेदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक 
गैर - ईडीआई पत्तन के निर्यात पोत लदान हेतु अलग आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । इस प्रकार के आवेदन उसी 

आरए में प्रस्तुत करने होंगे ।) 


11. आवेदन का ब्यौरा (कंपनी / फर्म ) 


I. आईईसी 

संख्या 


1. नाम 


ii. पता 


मकान संख्या / साइट संख्या / ब्लाक संख्याः । 
स्थान / मार्ग का ब्यौरा / क्षेत्र का ब्यौराः 
जिले का ब्यौराः 
राज्य और पिन कोड लिखें : 


वैकल्पिक 


iv . टेलीफोन 

नम्बर 


टेलीफोन 
नम्बर 


v. ईमेल आईडी........... @..................... 


वैकल्पिक ई मेल आईडी ............ ...... 


2. निर्यात निष्पादन ( केवल अमरीकी डालर में ) 


2कः 


। वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के दौरान निर्यात 


. . 


. . . 


. 


. . 


. 


. 


2खः 


( यदि 2क शून्य है तो फर्म 2012 - 13 की अवधि की तुलना में 2013 --14 के लिए उत्तरोत्तर 

| वृद्धि निर्यात लाभ के दावे हेतु पात्र नहीं होंगी) 
| वित्तीय वर्ष 2012 - 13 के दौरान | वित्तीय वर्ष 2013 - 14 के दौरान उत्तरोत्तर निर्यात वृद्धि ( अमरीकी| वृद्धि % में 
निर्यात ( अमरीकी डालर में ) निर्यात ( अमरीकी डालर में ) | डालर में ), पूर्ण रुप में 


3. निर्यात पात्रता (पात्र गंतव्यों अर्थात् यूएसए. यूरोप और एशिया, 53 लैटिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों को ) .. विस्तृत सूची 
अंत में दी गई है जो फार्म का हिस्सा है )* 


उत्तरोत्तर निर्यात वृद्धि | 2% की दर से पात्रता । 


2012 - 13 (1 अप्रैल , 2012 - 31 मार्च, 2013 - 14 (1 अप्रैल , 2013 - 31 मार्च. 
2013 ) 

2014 ) 
अमरीकी डालर में 


..- - -.. ......... 


रुपये में 


यह संदर्भ के लिए है । 


4. पंजीकरण का पत्तन ( आयात के प्रयोजन हेतु ) 


5. यदि अलग - अलग प्रमाणपत्र चाहिए हों तो कृपया अपेक्षित अलग - अलग प्रमाण - पत्रों की संख्या इंगित करें ( प्रत्येक 5 लाख 
रुपये के गुणक में ) 


[ भाग | - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घोषणा / वचन 
__ मैं एतदद्वारा घोषणा करता ( ती ) हूँ कि इस आवेदन में दिए गए विवरण एवं कथन सत्य व सही हैं तथा उनमें कुछ भी 
छिपाया या रोका नहीं गया है । मुझे भली- भांति मालूम है कि यदि आवेदन में दी गई कोई भी सूचना गलत अथवा झूठी पाई 
जाती है तो किसी भी दंडात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणामों के लिए जो एफटीडीआर अधिनियम या किसी भी अन्य कानून के 
तहत निर्धारित किए जाएंगे अथवा अन्यथा आवश्यक होंगे, मेरी फर्म / कंपनी जिम्मेदार होगी । 


स्थान : 


| टेलीफोन नं. 


हस्ताक्षर : 


_( व्यक्तिगत) 
_ (व्यक्तिगत ) 


| दिनांक : 


ई - मेल : 


। नाम : 


प्रस्तुत किए जाने हेतु दस्तावेज 


पदनाम : 


. .. ( कार्यालय) 

(कार्यालय) 


विनिर्दिष्ट बाजारों को 2012 - 13 और 2013--14 के लिए निर्यातों को प्रमाणित टेलीफोन नं. 
करने वाला सीए प्रमाणपत्र 

ई - मेल : 
सीए द्वारा एएनएफ 3च के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए उत्तरोत्तर निर्यात 
| वृद्धि को भी प्रमाणित किया जाएगा । 


एएनएफ 3च का अनुलग्नक 


( अनुलग्नक को सनदी लेखाकार से प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है ) 


1. 1 अप्रैल , 2012 - 31 मार्च, 2013 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात का विवरण 


क्रम एसबी एसबी 
सं. सं . तिथि 


अनुमत बीआरसी बीआरसी गंतव्य आईटीसी मद मुक्त विदेशी मुद्रा में अनुभत एफओबी 
निर्यात की सं. तिथिदेश ( एचएस ) विवरण एफओबी मूल्य निर्यात की मूल्य 
तिथि 

कोड ( कमीशन सहित ) थि में ( रूपये में ) 

विनिमय दर । 


(१) । (2) ( ) 


(4) 


(s) 


(6) (7) (0) (७) 


(१०) 


(11 ) 


(12 ) 


2. 1 अप्रैल, 2013--31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान किए निर्यात का विवरण 


मद विवरण 


क्रम एसबी । एसबी 
सं. सं. तिथि 


अनुमत निर्यात बीआरसी बीआरसी . गंतव्य आईटीसी 
की तिथि सं. तिथि देश ( एचएस ) कोड 


(१) (2) 


(3) : 


(4 ) 


(5) . ( 6) : (7) 


.. 


(8) 


मुक्त विदेशी मुद्रा में अनुमत निर्यात की एफओबी मूल्य उत्तरोत्तर वृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि हकदारी लागू कटौती हकदारी 
एफओबी मूल्य तिथि में विनिमय दर । ( रूपये में ) 2( 10 )-1 (10) 2( 12)- 1( 12) ( 2 % ) (बिना ( यदि कोई 
( कमीशन सहित ) 

कटौती के ) हो ) 
( अमरीकी 

डालर में ) ( रूपयों में) ( रूपयों में ) (% में ) (रूपये में ) 
(१०) (11) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16) (17 ) 


आवेदक का हस्ताक्षर : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -~-SEC. 1 ) 


नाम : 


पदनाम : 
पता, दूरभाष सं. एवं ईमेल : 


तिथि 


* पात्र गंतव्यों में देशों की सूची 

गंतव्य 


संयुक्त राज्य अमेरिका 


गंतव्य ( यूरोप ) 

गंतव्य ( एशिया ) 
अल्बानिया 

(i) अफगानिस्तान 
अंडोरा 

( ii ) बहरीन 
(iii) आर्मेनिया 

(iii ) बांग्लादेश 
(iv ) ऑस्ट्रिया 

(iv ) भूटान 
अजरबैजान 

( v) ब्रुनेई 
| ( vi ) बेलारूस 

( vi ) कंबोडिया 
( vii ) बेल्जियम 

( vii) चीन 
( viii ) बोस्निया और हर्जेगोविना ( viii ) पूर्वी तिमोर 
: (ix ) बुल्गारिया 

• (ix ) इंडोनेशिया 
( x ) क्रोएशिया 

( x ) ईरान 
( xi ) साइप्रस 

( xi ) इराक 
( xii ) चेक गणराज्य 

इसराइल 
( xiii ) डेनमार्क 

( xiii ) जापान 
( xiv ) एस्टोनिया 

( xiv ) जॉर्डन 
( xv ) फिनलैंड 

कजाखस्तान 
फ्रांस 

( xvi ) उत्तर कोरिया 
: ( xvii ) जॉर्जिया 

( xvii ) दक्षिण कोरिया 
( xviii ) जर्मनी 

( xviii ) कुवैत 
( xix ) ग्रीस 

किर्गिस्तान 
( xx ) हंगरी 

लाओस 
( xxi) आइसलैंड 

लेबनान 
( xxii) आयरलैंड 

मलेशिया 
(xxiii ) scott 

( xxiii ) मालदीव 
( xxiv ) कोसोवो 

( xxiv ) मंगोलिया 
( xxv ) लातविया 

( xxv ) म्यांमार (बर्मा) 
( xxvi ) लिकटेंस्टीन 

: ( xxvi ) नेपाल 
( xxvii ) लिथवानिया 

( xxvii ) ओमान 
( xxviii ) लक्समबर्ग 

( xxviii ) पाकिस्तान 
( xxix ) मैसेडोनिया 

फिलिस्तीन 
( xxx ) . माल्टा 

फिलीपींस 
( xxxi ) माल्डोवा 

: ( xxxi ) कतर 
: ( xxxii ) मोनाको 

सऊदी अरब 
( xxxiii ) मोंटेनेग्रो 

श्रीलंका 
! ( xxxiv) नीदरलैंड 

( xxxiv) सीरिया 
( xxxv) नॉर्वे 

ताइवान 
( xxxvi) पोलैंड 

ताजिकिस्तान 
__ केवल सूचनार्थ 
क्षेत्रीय प्राधिकरणों को प्रेषित नहीं किया जाना है 


TULTITIETETTIINILIITILIRIESERIESEN 


[ भाग |-- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


%3 


( xxxvii) थाईलैंड 
( xxxviii ) तुर्कमेनिस्तान 
( xxxix ) उजबेकिस्तान 
( xi ) वियतनाम 

यमन 


( xli ) 


( xxxvii) पुर्तगाल 
(xxxviii) रोमानिया 
( xxxix ) रूस 

सैन मैरिनो 
(xli) 

सर्बिया 
( xlii) स्लोवाकिया 
( xliii) स्लोवेनिया 
( xliv ) स्पेन 
( xiv ) स्वीडन 

स्विट्जरलैंड 
( xlvii) तुर्की 
(xlviii) यूक्रेन 
(xlix ) यूनाइटेड किंगडम 

वेटिकन सिटी (होली सी ) 


( xivi ) 


* पात्र गंतव्यों की देशों की सूची में निम्नलिखित 53 लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के नाम जोड़े गए हैं : 


..-c&FooNoo० 


अफ्रीकी देश : 
बोत्सवाना 
बुर्कीना फासो 
बुरुन्डी 
सेन्ट्रल अफ्रीका गणराज्य 
केनरी द्वीप 
केप वर्ड द्वीप 
चाड 
कोमोरोस 
इक्वेटोरियल गिनी 
गैबॉन 
जाम्बिया 
गिनी बिसाऊ 
लेसोथो 
माली 
मोरिटेनिया 
नामीबीया 
नाइजर 
रियूनियन 
रवांडा 
साव टोम 
सेशल्स 
सेन्ट हेलेना 
स्वाजीलैंड 


लल+6o-FN 


लैटिन अमरीकी देशः 
अंटीगुवा 
बारबाडोस 
बेलीज 
बरमुडा 
बोलिविया 
बीआर वर्जिन आई एस 
केमैन आई एस 
कोस्टा रिका 
क्यूबा 
डोमिनीका 
एल सेल्वाडोर 
फ्रेन्च गुयाना 
ग्रेनाडा 
ग्वाडीलोप 
गुयाना 
हैटी 
जमैका 
मार्टिनीक 
नीदरलैंड एंटलीस 
निकारागुआ 
पैरागुए 
सेन्ट किट्स एन ए 
सेन्ट लूसिया 
सेन्ट विन्सेन्ट 
सूरीनाम 
त्रिनिडाड 
टर्क्स आई एस 
वर्जिन आईएस यूएस 
मोन्टसेराट 
फाकलैन्ड आई एस 


0 


RRR 


: 27. 


30 . 


केवल सूचनार्थ 
क्षेत्रीय प्राधिकरणों को प्रेषित नहीं किया जाना है 


4135 01/ 23 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - SEC . 1 ] 


एएनएफ 3च का अनुलग्नक 


( अनुलग्नक को सनदी लेखाकार से प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है ) 


1. 1 अप्रैल, 2012 - 31 मार्च, 2013 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात का विवरण 


क्रम एसबी एसबी 
सं . सं . तिथि 


अनुमत 
निर्यात 
तिथि 


बीआरसी बीआरसी गंतव्य आईटीसी मद मुक्त विदेशी मुद्रा में अनुमत एफओबी 
की सं . तिथि देश ( एचएस ) विवरण एफओबी मूल्य निर्यात की मूल्य 

कोड ( कमीशन सहित ) तिथि में ( रूपये में ) 

विनिमय दर 


(1) (2) , (३) 


(4) 


(5) 


(6) 


(1) 


(४) , (७) 


(१० ) 


(११ ) 


(12 ) 


- -.-.- : . -. - . . ......... ..... .. 


. . . 


.. . 


.. 


- - . 


. 


". 


2. 1 अप्रैल, 2013 - 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान किए निर्यात का विवरण 


मद विवरण 


क्रम एसबी एसबी अनुमत निर्यात बीआरसी बीआरसी । गंतव्य : आईटीसी 
सं. सं . ।तिथि की तिथि सं . तिथि देश ( एचएस ) कोड . 
(1) (2) (३) (4) (5) (6) (7) (8) 


.. . - 


.. .. . . . ... . ! -..... . 


. . . ...- . 


... . 


वृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि हकदारी लागू कटौती हकदारी 
2( 12) -1 ( 12 ) ( 2% ) (बिना ( यदि कोई 

___ कटौती के ) हो ) 


मुक्त विदेशी मुद्रा में अनुमत निर्यात की एफओबी मूल्य उत्तरोत्तर 
एफओबी मूल्य तिथि में विनिमय दर ( रूपये में ) 2( 10) -1( 10 ) 
( कमीशन सहित ) 

( अमरीकी 

डालर में ) 
(१०) ( 11 ) ( 12 ) (13) 


( रूपयों में ) 

(14 ) 


( रूपयों में ) ( % में) 

(15 ) (16 ) 


( रूपये में ) 

(17 ) 


आवेदक का हस्ताक्षरः 
नाम : 
पदनाम : 
पता, दूरभाष सं. एवं ईमेल: 


तिथि : 


. . 


.। 


| 


HIM 


। । । । 


iii 


mai 


. : 


। । 


MAINER 


[ HT I - GUE ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 25th September , 2013 


No. 28, /2009 -2014 (RE - 2013) 


Subject: Amendment in Paragraph 3.8 .3 of the Handbook of Procedures, Vol. 1 ( for Incremental 

Exports Incentivisation Scheme). 


F. No. 01/61/180/ 188/AM 13 /PC -3.- In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign 
Trade Policy, 2009 -14, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendmeni in paragraph 
3 .8.3 of the Ilandbook ofProcedures Vol. I 2009 - 14 with immediate effect : 


2 . 


Sub para (e ) and (f) are added at the end of para 3.8 .3 of HBP vl as under: 


" (e ) Claims with growth in excess of the value and percentage specified under paragraph 3. 14.4 (c ) (i) and (ii) 
and paragraph 3.14.5 (c) (i) and ( ii ) of FTP , will be subjected to greater seruliny by Regional Authority . Sueh 
serutiny of the claim will require the following documents: 


(i) 


Calling for evidence of manufacture / purchase of export goods i.c. excise return /sales tax returns or 
any other evidence . 


( ii) Checking exports of company from whom goods have been purchased i.e . whether such company 

had done export in previous 2 years and quantum of exports in previous 2 years and quantum of 
exports in current year . 


( iii ) Calling for any other evidence to justify export growth and consequent entitlement of Ineremental 


Exports Incentivisation Scheme. 


(f) The provisions mentioned in paragraph 3.8.3 of HBP v relating to procedure for incremental Exports 
Incentivisation Scheme, will also be applicable to claims filed under paragraph 3.14.5 of FTP i.e. for the year 
2013- 14 . The applications in this case can be filed after 1st April, 2014 . Last date for filing application will be 
as per para 3 . 11. 9 of HBP vi and late cut provisions of para 9. 3 of HBP v1 2009 - 14 will be applicable ." 


The ANF 3F which was annexed to Public Notice No. 13 ( RE 2013 ) dated 17.5 . 2013 will also be applicable 
for filing claims under Incremental Exports Incentivisation Scheme for the period 2013- 14 vis -a -vis 2012 - 13 with 
corresponding changes in the period of export. Format of ANF 31 with this revision (claims for the period 2013 - 14 
vis - a - vis 2012 - 13) is annexed to this Public Notice . 


Effect of Public Notice : Claims beyond a particular level would require greater and more intensive scrutiny. A list of 
indicative documents for such scrutiny has been given . 


ANUP K . PUJARI,Director General of Foreign Trade 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I- SEC . 1 ] 


Annexure to Public Notice No. 28 dated 25 - 9 -2013 . 


ANF 3F 
For Incremental Export Incentivisation Scheme applications 


( for exports during 1st April, 2013 - 31st March , 2014 vis - A - vis 15 April, 2012 - 31st March , 2013 ) 
( Please note that export shipments from all EDI ports can be filed in one application while for export shipments 
from each Non - EDI ports , se parate application is required to be filed . Such applications have to be filed in same 


RA ) 


1 . Applicant Details Company / firm 

I. JEC Number 
ii. Name 
iji. Address 
House Number / Site Number /Block Number : 
Locality / Street Detail / Area Detail: 
District Detail: 
Indicate State and PIN Code 


. - - . 


iv . Telephone 

No. 


Alternate 
Telephone 
No . : 
Alternate cmail id : 


- ..... 


. . - — 


- -.... 


. - . . . 


v . Email id . 


2. Export Performanee | only in US dollar ] 


2A : 


Exports during FY 2011 - 12 


2B : 

( If 2A is Zero , the firm is not eligible to claim the Incremental Export Benefit for 

the period 2013- 14 vis - à -vis 2012- 13 ) 
Export during FY 2012- 13 Export during FY 2013 - 14 Incremental growth 

Growth 
USS 

USS absolute terms in US $ 

In % terms 


3 . Export Eligibility ( To eligible destinations i.e. USA , Europe & Asia, 53 Latin American and Afriean eountries ) – 
detailed list is inserted at the end whieh is part of the form )* 


2013- 14 ( 1st Apr 2013 
31st March , 2014 ) 


Ineremental growth 


2012 - 13 ( 1st Apr 2012 

31st March 2013 ) 
in US Dollar 


| Entitlement @ 2 % 


In Rupees 


This is for reference 


4 . Port of Registration ( for purpose of Imports ): 


5 . In ease , split certifje ates are required , then please indieate number of Split Certificates required in multiples of 
Rs. 5 lakhs eaeh ): 


j. 


[ m -g31] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. 


DECLARATION UNDERTAKING 
I hereby declare that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has 
been concealed or held therefrom . I fully understand that any information furnished in application if found 
incorrect or false will render my firm / company and mc liable for any penal action or other consequences as 
may be prescribed under FTDR Act or under any other law or otherwise warranted . 
Telephone No. 

( Personal) Signature : _ 


Place : 


HIALIR 


. 


. . 


TAL . 


Date : 

e -mail: 

(Personal) 
Documents to be submitted 
CA Certificate certifying the exports for 2012 - 13 and 2013 - 14 to 
specified markets . 
CA will also certify incremental exports for each quarter as per 
annexure to ANF 3F 


Name : 
Designation : 
Telephone No. 
e -niail : 


(Official) 
_ (Official) 


ANNEXURE TO ANF 3F 

(Annexure needs to be certified by a Chartered Accountant) 
1. Details of export made during the period 1 " Apr 2012- 31" March 2013 


S . SB SB Date of BRC BRC | Destination ITC (HS) | Item FOB Value | Exchange FOB 
No . No. | date | Let No. date countrycode Description in free Rate on date Value 
Export 

foreign of let export in Rs.) 
exchange 
( inclusive of 

commission ) 
(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) | (8 ) I (9 ) 1 ( 10 ) L (11) 


{ 12 ) 


2 . Details of export made during the period 19 Apr. 2013 - 31* March 2014 


S . SB 
No. No. 


SB 
date 


date 


Date of BRC | BRC Destination ITC (HS) Item Description 
Let No. 

country code 
Export 

(4 ) (5 ) (6 ) | ( 7) T (8 ) 


(1 ) | (2 ) | 


(3 ) 


FOB Value in Exchange | FOB 
free foreign 1 

Value 
exchange date of let (in Rs. ) 
( Inclusive of export 
commission ) 


Incremental 
1 growth 2 ( 10 ) 

1 ( 10 ) 
( in US $ ) 


Incremental Entitlement Cut 

Entitlement 
growth 2 ( 12 ) - ( 2 % (without applicable ( if ( in Rupees ) 
1 ( 12 ) cut) 

any) 
(in Rupees ) ( in Rupees ) ( in % ) 


( 10 ) 


T 


(11) 


( 12 ) 


(13) 


T 


( 14 ) 


I 


(15 ) 


T 


( 16 ) 


L 


( 17 ) 


Signature of applicant: 
Name: 

Designation : 
Address , Tel. No. & email 


YE 


Date : 


41135 GT/13 -3 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - SEC . 1 ] 


* List of countries in the eligible destinations : 


Destination 

USA 


Destination (Europe ) 
(i) Albania 
( ii ) Andorra 
( iii ) Armenia 
(iv ) Austria 
( V ) Azerbaijan 
( vi) Belarus 
(vii) Belgium 
( viji ) Bosnia & Herzegovina 
(ix ) Bulgaria 
(x ) Croatia 
(xi) Cyprus 
(xii ) Czech Republic 
( xiii ) Denmark 
( xiv ) Estonia 
( xv ) Finland 
( xvi) France 
( xvii ) Georgia 
( xviii ) Germany 
( xix ) Greece 
(xx ) Hungary 
( xx ) Iceland 
( xxii ) Ireland 
( xxiii) Italy 
( xxiv ) Kosovo 
( XXV ) Latvia 
( xxvi) Liechtenstein 
(xxvii ) Lithuania 
( xxviii) Luxembourg 
( xxix ) Macedonia 
( XXX ) Malta 
( xxxi) Moldova 
( xxxii ) Monaco 
(xxxiii) Montenegro 
( xxxiv ) The Netherlands 
( XXXV ) Norway 
(xxxvi) Poland 
(xxxvii ) Portugal 
( xxxviii) Romania 
( xxxix ) Russia 
( xl) San Marino 
( xli) Serbia 
( xlii) Slovakia 
( xliii ) Slovenia 
(xliv ) Spain 
(xlv ) Sweden 
(xlvi) Switzerland 
( xlvii ) Turkey 
( xlviii ) Ukraine 
(xlix ) United Kingdom 
(1) Vatican City (Holy See ) 


Destination (Asia ) 
( i) Afghanistan 
( ii) Bahrain 
( iii ) Bangladesh 
(iv ) Bhutan 
( v ) Brunei 
( vi) Cambodia 
( vii) China 
( viii) East Timor 
( ix ) Indonesia 
( x ) Iran 
(xi) Iraq 
(xii) Israel 
( xiii) Japan 
(xiv ) Jordan 
( xv ) Kazakhstan 
( xvi) Korea North 
( xvii ) Korea South 
( xviii ) Kuwait 
( xix ) Kyrgyzstan 
( xx ) Laos 
( x.xi) Lebanon 
( xxii ) Malaysia 
(xxiii ) Maldives 
( xxiv ) Mongolia 
( XXV ) Myanmar ( Burma ) 
( xxvi) Nepal 
(xxvii ) Oman 
( xxviii) Pakistan 
(xxix ) Palestine 
(xxx ) The Philippines 
( xxxi) Qatar 
( xxxii) Saudi Arabia 
( xxxiii ) Sri Lanka 
( xxxiv ) Syria 
(XXXV ) Taiwan 
( XXXvi) Tajikistan 
( xxxvii ) Thailand 
( Xxxviii ) Turkmenistan 
( xxxix ) Uzbekistan 
( xt) Vietnam 
(xli ) Yemen 


For information only 
Not to be submitted to RA 


( 11fu . . 


[ 41 ] 


Gug 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


* List of 53 eligible countries in destination Latin America and Africa : 
African Countries : 

Latin American Countries : 
1. Botswana 

1 . Antigua 
2 . Burkina Faso 

2 . Barbados 
3 . Burundi 

3 . Belize 
4 . C Africa REP 

4 . Bermuda 
5 . Canary IS 

5 . Bolivia 
6 . Cape Verde IS 

6 . BR Virgin IS 
7. Chad 

7. Cayman IS 
8 . Comoros 

8. Costa Rica 
9. Equatorial Guinca 

9 . Cuba 
10 . Gabon 

10 . Dominica 


11. Gambia 


11 . EL Sai vador 


12 . Guinea Bissau 


12 . F R Guiana 


13 . Lesotho 


13 . Grena da 


14 . Mali 


14 . Guadeloupe 


5 . Mauritania 


15 . Gu yana 


16 . Namibia 


16 . Hai ti 


17 . Niger 


17 . Ja maica 


18 . Reunion 


18 . Martinique 


19. Rwanda 


19 . Net herland Antilles 


20. Sao Tome 


20 . Nic aragua 


21. Seychelles 


22 . St. Helena 
23. Swaziland 


21 . Pa raguay 
22 . ST Kitts NA 
23. ST L ucia 
24 . ST Vincent 
25 . Su riname 
26 . Tri nidad 
27. Tur ks cis 
28. Vir gin IS US 


29. Mo ntserrat 


30 . Falk land IS 


For Information only 
Not to be submitted to RA 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


